रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PARTII - Section 3 - Sub-section (iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 40 ] 


No. 40 


- नई दिल्ली , शक्रवार, सितम्बर 23, 2005 / आश्विन 1, 1927 
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2005 / ASVINA 1, 1927 


भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 सितम्बर , 2005 
आ . अ. 51 ( अ ). - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 22 की उप - धारा ( 1 ) के उपबन्धों का प्रयोग 
गरते हुए, भारत निर्वाचन आयोग , पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के परामर्श से अपनी दिनांक 5 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना सं. 434 / पश्चिम 
बंगाल - लोक सभा/ 2004 ( 2 ) द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकार के अधिकारियों 
में से प्रत्येक को , उक्त सारणी के स्तम्भ ( 1 ) में यथा विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त 
करता है : 

.: सारणी 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 

सहायक रिटर्निंग आफिसर 
लिए रिटर्निंग आफिसर 


38 - आसनसोल 


8. निर्वाचन अनुभाग , आसनसोल के प्रभारी डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी क्लेक्टर 
9. नेजारथ अनुभाग , आसनसोल के प्रभारी डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर 
10. पंचायत एवं ग्रामीण विकास अनुभाग, आसनसोल के प्रभारी डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर 
11. सामान्य अनुभाग , आसनसोल के प्रभारी डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर 
12. डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर , ए. डी . एम . कार्यालय, आसनसोल 
13. सामान्य अनुभाग , दुर्गापुर के प्रभारी डिप्टी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी कलेक्टर 
14. खण्ड विकास अधिकारी, सालनपुर 
15. खण्ड विकास अधिकारी, जमुरिया 
16 . खण्ड विकास अधिकारी , रानीगंज 
17. खण्ड विकास अधिकारी, अंडाल 
18 . निर्वाचन अनुभाग, दुर्गापुर के प्रभारी डिप्टी मजिस्ट्रेट 
19. स्थापना अनुभाग, दुर्गापुर के प्रभारी डिप्टी मजिस्ट्रेट 
20. खण्ड विकास अधिकारी, बाराबनी . 


2866 GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I — Sec. 3 (111)] 


V 


2 


M 


38 - 374 -782 ---HRT 21 . खण्ड विकास अधिकारी, पण्डावेश्वर और 

22 . अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, आसनसोल । 
सहायक रिटर्निंग आफिसरों की ये अतिरिक्त नियुक्तियां, 38 - आसनसोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप -निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने 
के साथ ही अप्रभावी हो जाएंगी। 

[H . 434 /9, J.-M . ./2005 (2 )] 

ICH 
आर. के. श्रीवास्तव, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th September, 2005 
O .N . 51 (E ). - - In exercise of the provisions of Sub - section (1) of Section 22 of the Representation of the People 
Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission in consultation with the State Government of West Bengal, hereby 
appoints , in addition to the officers appointed by its Notification No. 434 /WB-HP /2004 ( 2 ), dated the 5th April, 2004 , 
each of the officers of the Government specified in column 2 of the Table below as Assistant Returning Officers for 
Parliamentary Constituency as specified in column 1 of the said Table : 

TABLE 
Returning Officer for 

AssistantReturning Officer 
Parliamentary Constinuency 


38 - Asansol 

8. Deputy Magistrate and Deputy Collector, In - Charge of Election Scction . 

Asanso !; 
9. Deputy Magistrate and Deputy Collector , In -Charge of Nezarath Section. 

Asansol; 
10 . Deputy Magistrate and Deputy Collector, In -Charge of Panchayat and 

Rural Development Section , Asansol; 
11 . Deputy Magistrate and Deputy Collector , In -Charge of General Section, 

Asansol; 
12. Deputy Magistrate and Deputy Collector, ADM Office, Asansol; 
13. Deputy Magistrate and Deputy Collector, In - Charge of General Section), 

Durgapur; 
14 . Block Development Officer , Salanpur; 
15. Block Development Officer, Jamuria ; 
16 . Block Development Officer, Raniganj; 
17. Block Development Officer, Andal; 
18 . Deputy Magistrate , In -Charge of Election Section, Durgapur; 
19. Deputy Magistrate , In - Charge of Establishment Section , Durgapur; 
20 . Block Development Officer, Barabani; 
21. Block Development Officer, Pandabeswar and 
22. Additional Executive Officer, Asansol Durgapur Development Authority , 

Asansol. 
These Additional appointments of Assistant Returning Officers shall cease to be effective with the completion 
of bye-election process in 38 -Asansol Parliamentary Constituency . 

[No. 434 /WB- HP /2005 (2 )] 

By Order 
R . K . SRIVASTAVA , Secy . 


- - 


- 


- 


. 


. - . - - . - - . 


. . 


- 


- - - 


- 


- - 


Printed by the Manager, Goin t si India Press, Ring Road , Maks ? . Yew Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi. i 19054 . 


